रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . NO.D.L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 09012020-215267 

CG - DL - E - 09012020-215267 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 73 ] 
No. 73 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 6,2020 / पौष 16 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 6 , 2020 / PAUSHA 16 , 1941 


रेल मंत्रालय 
[ उत्तर पश्चिम रेलवे ( निर्माण संगठन ) ] 

अधिसूचना 

जयपुर , 4 जनवरी , 2020 
का.आ. 75 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) तारीख 15 नवम्बर , 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना 
का.आ. 4124 ( अ ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् , मावली जं . - बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन 
परियोजना के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन स्थानीय दैनिक 
समाचार पत्रों " राजस्थान पत्रिका ” व “ दैनिक भास्कर " में तारीख 24 नवम्बर , 2019 को प्रकाशित किया गया था ; 

और , सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड़ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दी है । 


96GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अत :, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की 
धारा 20 ड़ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड़ की उप धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह और घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना , अर्थात मावली जं.- बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन परियोजना ( वल्लभनगर 

उपखण्ड ) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके 

रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम : उदयपुर 


ग्राम का 


क्रम 
संख्या 


तहसील 
का नाम 


खसरा 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 


अवाप्त की 
जाने वाली 
भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर ) में 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


नाम 


किस्म 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


भीण्डर 


खेरोदा 


1910 


निजी 


माल II 


0.0192 


1913 


निजी 


माल II 


0.0736 


0 


361 


निजी 


चा II 


0.0320 


सलील कुमार पिता सन्तोष कुमार / 
श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी शरत कुमार , 
विशाल , दीपक हार्शिका पिता शरतकुमार 
7 महता , सा उदयपुर खातेदार सीजारी 
बसंती लाल गुरु लछमन सुंदरजती सा देह 
सलील कुमार पिता सन्तोष कुमार / 
श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी शरत कुमार , 
विशाल , दीपक हार्शिका पिता शरतकुमार 
7 महता , सा उदयपुर खातेदार सीजारी 
बसंती लाल गुरु लछमन सुंदरजती सा देह 
बदरीलाल पिता हरिराम व्यास ब्रा 
मेनारिया सा ॰ देह खातेदार 
बदरीलाल पिता हरिराम व्यास ब्रा 
मेनारिया सा देह खातेदार 
भेरुलाल , नानालाल , शांतिलाल , नारायणी 
बाई पिता उदयलाल झमकू बाई पत्नी 
उदयलाल मेनारिया ब्रा देह खातेदार 
भँवरलाल , रमेशचन्द्र , आशादेवी पिता 
खूबीलाल , घीसी बाई पत्नी खूबीलाल 
केसरीमल पिता चमनलाल / महाजन सा 
देह हिब खातेदार 


362 


निजी 


चा II 


0.0240 


366 


निजी 


मा II 


0.0320 


367 


निजी 


चा II 


0.0272 


कुल योग 


0.2080 


[ फा . सं . उ.प.रे. / मुख्यालय / एस एण्ड सी / 443599200 ] 

सी . एल . मीना , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ( निर्माण ) 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


MINISTRY OF RAILWAYS 
[ North Western Railway ( Construction Organization ) ] 

NOTIFICATION 

Jaipur , the 4th January , 2020 
S.O. 75 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Railways ( Railway Board ) , number S.O. 4124 ( E ) dated 15th November , 2019 published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) ( here in after referred to as the said notification ) 
under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of Special 
Railway Project , namely , Mavli junction - Barisadri Gauge conversion project in the State of Rajasthan . 

And , whereas , the substance of the said notification was published in daily local newspapers 
" Rajasthan Patrika " and " Dainik Bhaskar " dated 24th November , 2019 under sub - section ( 4 ) of 
section 20A of the said act : 

And , whereas , no objection has been received by the competent authority ; 

And , whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the competent 
authority has submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land 
specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all 
encumbrances . 


be Acq . 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , -with or without structure , for the special Railway 
project namely Mavli junction - Barisadri Gauge conversion Project ( For Vallabhnagar 

Sub - division ) in the State of Rajasthan . 
Name of District : Udaipur 
Survey 

Area to 
Name of 
Serial Name of number / Type of Nature of 

Name of Land Owner / Interested 
the 
number village Khasara land land 

( in 

Persons 
Tehsil 
No. 

Hectare ) 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
1 . Bhinder Kheroda 1910 Private Mal II 0.0192 Saleel Kumar s / o Santosh kumar 

1/2 Smt . Santosh Devi w / o Sharat 
Kumar , Vishal , Deepak , 
Harshika S / D / O Sharat Kumar 1/2 
Mahata , Sa. Udaipur khatedar 
Seejari - Basanti Lal Guru 

Lachaman Sundarjati Sa. deh 
1913 Private Mal II 0.0736 Saleel Kumar s / o Santosh kumar 

1/2 Smt . Santosh Devi w / o Sharat 
Kumar , Vishal , Deepak , 
Harshika S / D / O Sharat Kumar 1/2 
Mahata , Sa. Udaipur khatedar 
Seejari - Basanti Lal Guru 

Lachaman Sundarjati Sa. deh 
361 Private Cha II 0.0320 Badrilal s / o Hariram Vyas 

Brahman Menariya Sa.Deh 
khatedar 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) 


362 


Private 


Cha II 


0.0240 


366 


Private 


Ma II 


0.0320 


Badrilal s / o Hariram Vyas 
Brahman . Menariya Sa.Deh 
khatedar 
Bherulal , Nanalal , Shantilal , 
Naryani Bai S / D / O Udailal 
Jhamaku Bai W / O Udailal , 
Menariya Brahman . Naryani Bai 
pita uday lal Bra.Sa.Deh khatedar 
Bhanwarlal , Ramesh Chandra , 
Asha Devi S / D / O Khubilal , 
Ghisibai W / O Khubilal 1/2 
Kesarimal S / O Chamanlal 1/2 
Mahajan Sa. Deh . khatedar 


367 


Private 


Ma II 


0.0272 


Total 


0.2080 


[ F. No. NWR / HQ / S & C / 443599200 ] 
C. L. MEENA , Chief Administrative Officer ( Construction ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ 


Degally agred by MAHOJ KUMAR VERMA 
Duke 2001.002221.50 105 ' 


KUMAR VERMA 


